रोजस्ट्री सं . डो .एल. - 33004/ 92 


REGD . No . DL -33004/ 92 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग II - मण्ड 3 - - उप- मण्ड ( i ) 
PART II -- Section 3 - - Sali - Section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


4 . 461 ] 
No. 461) 


नई दिल्ली, शुक्रबार, जुलाई 17 , 1992/ आषाढ़ 26, 1914 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 1992 /ASADHA 26 , 1914 


M 


ee 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 जुलाई , 1992 

प्राय-कर 
का०मा० 529 ( अ ) : - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्राय -कर नियम , 1962 
का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : - - 


181661 , 92 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -SEC . 3 ( ii )) 


- 


- - - 


- 


"T 


YPIR 


ECRU 


- 


- 


.. . 


- 


.. 


. 


. .. 


. 


. 


- 


संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राय -कर ( पन्द्रहवां संशोधन ) नियम , 1992 


( 2 ) ये 1 अप्रैल, 1992 से प्रवृत्त होगा । 

2 . प्राय -कर नियम, 1962 में परिशिष्ट - II में प्ररूप सं० 10 गगकग के उपाबंध 
. " क " के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अति : - -- . . 


__ " उपाबंध क " 

प्ररूप सं० 10 गगका का पैरा 2(क ) देखिए] 
प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 80 जजग के अधीन कटौती के लिए निर्यात 
कर्ता द्वारा किए गए दावे से संबंधित ब्यौरे : - - 

1 . निर्धारिती का नाम 
2 . निर्धारण वर्ष 


3 . कारबार का कुल मावर्त 
4 . कुल नियति व्यापार प्रावर्त 
5 . कारबार का कुल लाभ 
6 . व्यापार माल की बाबत निर्यात प्रावर्त 
7 . निर्यात किए गए व्यापार माल की प्रत्यक्ष लागत 
8 . निर्यात किए गए व्यापार माल की मानी जा सकने वाली अप्रत्यक्ष लागत 
9 . 7 और 8 का योग 
10 . व्यापार माल के निर्यात से लाभ ( 6 ऋण 9 ) 
11 . समायोजित कुल प्रावर्त ( 3 ऋण 6 ) 
12. समायोजित निर्यात प्रावर्त ( 4 ऋग 6 ) 
13 . कारबार का समायोजित लाभ ( 5 ऋण 10 ) 
14 . धारा 80 जजग को उपधारा ( 3 ) के अधीन संगणित माल के या वाणिज्या के 

निर्यात से जिसको धारा 80 जजग लागू होती है, निर्धारित द्वारा व्युत्पन्न साभ । 
15 . ऐसा निर्यात प्रावर्त, कटौती जिसको बाबत धारा 80 जजग को उपधारा ( 1 ) के 

अनुसार पृष्ठपोषक विनिर्माता द्वारा दावा किया जाएगा । 


[ भाग 1 - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


3 


AAMA 


- 


- 


- 


- 


Hom 


16 . ऊपर मद 15 में उल्लिखित निर्यात प्रावर्त से होने वाला लाभ जो धारा 80 जजग 

को उपधारा ( 1 ) के परन्तुक के अनुसार संकलित किया जाए । 
17 . धारा 80 जजग के अधीन कटौती जिसके लिए निर्धारित हकदार है ( मद 14 ऋण 

मद 16 ) । 
18. टिप्पणियां , यदि कोई हो । 

[ सं० 9057/ फा०सं० 142/ 10/ 92- टो पो एल ] 

कृष्ण मोहन प्रसाद , अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम अर्थात प्रायकर नियम 1962 समय- समय पर यथा संशोधित 

सं०का०मा० 969 दिनांक 26- 3-1962 द्वारा अधिसूचित किए गए । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 17th July, 1992 

INCOME - TAX 
S . O . 529 ( E ) . --- In exercise of the powers conferred by section 295 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes 
hereby makes the following rules further to amend the Income- tax Rules, 1962 , 
namely :- 

Short Title and Commencement 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Income- tax ( Fifteenth Amendment) 
Rules, 1992 . 

( 2 ) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 
1992 . 
2 . 2 . In the Income- tax Rules , 1962 , in Appendix - II, Annexure " A to the 
form No . 10- CCAC shall be substituted with the following , namely : - - 

" ANNEXURE A " 
[ See paragraph 2 ( a ) of Form No . 10 -CCAC) 
Details relating to the claim by the exporter for deduction under section 8OHHC 

of the Income-tax Act, 1961. 
1 . Name of the assessee. 
2 . - Assessment Year . . 


